सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 पौष , 1943 ( श ० ) 


संख्या- 4 राँची , मंगलवार , 


11 जनवरी , 2022 ( ई ० ) 


2 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2021 


संख्या -1 / पी०-102 / 2016 का०-8884 -- उपभोक्ता मामले विभाग , उपभोक्ता मामले , खाद्य और 
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती निधि खरे , भा.प्र.से. ( झाः 1992 ) को दिनांक- 01.01.2022 के प्रभाव से भा.प्र.से. के स्थिर 
वेतनमान ( Level - 17 ) में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


-- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 


50 


